रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 / 99 


REGD . NO. D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART 11 - Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 29 , 2004 / आश्विन 7, 1926 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29 , 2004/ASVINA 7, 1926 


सं . 839 ] 
No. 839] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 2004 

( आयकर ) 
. का . आ. 1067 ( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आयकर नियम , 1962 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थातः 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर ( ग्यारहवाँ संशोधन) नियम , 2004 है । 


( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. आयकर नियम , 1962 में ,-- 

( क ) भाग-II में , उप भाग- च के पश्चात , निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा , अर्थात् : 


" छ - पोत परिवहन कम्पनियों के लिए टनभार कर स्कीम 
टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने या नवीकरण के लिए आवेदन । 


11 त. यथास्थिति ,धारा 115 फ त की उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए 
विकल्प देने हेतु या धारा 115 फ द की उपधारा ( 1) के अधीन टनभार कर स्कीम के 


2943 


2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ _ 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


नवीकरण के लिए विकल्प देने हेतु, प्ररुप सं . 65 में आवेदन किया जाएगा और उसमें 
विहित रीति से उसका सत्यापित किया जाएगा ।"; 


। ( ख) परिशिष्ट-II में , प्ररुप सं . 64 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररुप अंतः स्थापित किया 
- जाएगा, अर्थात् : 

" प्ररुप सं . 65 
{ नियम 11 त देखें 


आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 115 फत की उपधारा ( 1)/ धारा 115 फ द की उपधारा ( 1) 
के अधीन टनभार कर स्कीम हेतु विकल्प प्रयोग करने/ नवीकरण के लिए आवेदन । 


सेवा में , 

संयुक्त आयुक्त , 


महोदय , 


........ की ओर से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 
| ( कम्पनी का नाम ) 


. 


- 


--.-...- . 


. 
* 115 फत की उपधारा ( 1 ) या धारा 115 फद की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष . . . . . . . . 
से टन भार कर स्कीम का * विकल्प प्रयोग करने / नवीकरण के प्रयोजन के लिए आवेदन करता हूं । 
2. विकल्प प्रयोग करने / उसके नवीकरण के प्रयोजन से विशिष्टयों का एक कथन इस 
प्ररुप के उपाबन्ध के रुप में संलग्न है । 


सत्यापन 


मैं ..........................( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम ) घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन एवं 
इसके साथ संलग्न उपाबन्ध में जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास 
में सत्य है । मैं इसकी भी पुष्टि करता हूँ कि : 


(1)...................... आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 2 के खंड ( 26 ) के अर्थ 

( कम्पनी का नाम ) 
में एक भारतीय कम्पनी है । 


(2) 


आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 115 फ ग के अर्थ में कम्पनी का प्रभावी प्रबंध तंत्र 
का स्थान भारत में है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


( 3) 


कम्पनी के स्वामित्व में .......................... अर्हक पोत हैं । 
कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य पोतों का प्रचालन करना है । कम्पनी के संगम ज्ञापन की प्रति 
संलग्न है । 


2. 


. 


. 


मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं यह आवेदन ................ की अपनी हैसियत से 
दे रहा हूँ और मैं इस आवेदन को करने में भी सक्षम हूँ और इसे सत्यापित करता हूँ 


स्थान .. ........ 


. 


नाम और हस्ताक्षर 


तारीख .. 


टिप्पण : 
1. यह आवेदन को आवेदक कम्पनी पर अधिकारिता वाले संयुक्त आयकर आयुक्त को 
. फाइल किया जाएगा । 


2. आवेदन के सभी स्तभों को अवश्य भरा जाएगा । उपाबन्ध भाग- क और भाग- ख ( यदि 

लागू हो ) को अवश्य भरा जाना चाहिए जिसके न भरे जाने पर आवेदन पत्र को अधूरा 
समझा जाएगा । 


3. * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


4 . * सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं इस बात से संतुष्ट 
होना चाहिए कि आवेदन , उसके साथ संलग्न कथन और दस्तावेज उसकी सर्वोत्तम 
जानकारी और विश्वास के अनुसार हर प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं | कोई व्यक्ति 
मिथ्या कथन करता है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अन्तर्गत अभियोजन 
किए जाने के दायित्व के अधीन है । । 


5. कम्पनी के प्रबंध निदेशक या जहां किन्ही अपरिहार्य कारणों से ऐसा प्रबंध निदेशक 

इस प्ररुप पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने में समर्थ नहीं है अथवा जहां कहीं 
कोई प्रबंध निदेशक नहीं है , उस अवस्था में किसी निदेशक द्वारा कम्पनी की ओर से 
आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन किया जाएगा : 


___ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II _ SEC. 3(ii )] 


परन्तुः 


( क ) जहाँ कम्पनी का परिसमापन किया जा रहा हो , चाहे किसी न्यायालय आदेशों के 

अन्तर्गत हो , या अन्यथा अथवा जहां किसी व्यक्ति को कम्पनी की किन्हीं 
परिसम्पत्तियों के रिसीवर के रुप में नियुक्त किया हो , आयकर अधिनियम की धारा 
178 की उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट परिसमापक कथन पर हस्ताक्षर करेगा और सत्यपित 
करेगा : 


-- 


......... 


. 


... 


........- 


( ख ) जहां किसी विधि के अधीन केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कम्पनी का 

प्रबंधन ग्रहण कर लिया गया हो , कम्पनी के कथन पर उसके प्रधान अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर तथा सत्यापन किए जाएंगे । 


...... 


उपाबंध 
टन भार कर स्कीम के लिए विकल्प देने / उसका नवीकरण करने हेतु प्रस्तुत किए जाने 
वाले ब्यौरों का कथन । 

भाग - क 


1. 


कम्पनी का पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


2. स्थायी खाता संख्याक 


3. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता 


शाखा कार्यालय (कार्यालयों) का पता ( पते ) 


5. निगमन की तारीख (निगमन के प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें ) 


6. 


तारीख जिसको कम्पनी एक अर्हक कम्पनी हुई ( उस कम्पनी के मामले में दी जाएगी 
जो आरंम्भिक अवधि के उपरान्त एक अर्हक कम्पनी होती है ) ( इस दावे के समर्थन 
में साक्ष्य संलग्न करें ) । 


[ भाग II– खण्ड 3(tiy] _ __ _ भारत का राजपत्र 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7. कम्पनी के स्वामित्व या भाडे पर पोतों के ब्यौरें : 
(i) स्वामित्वाधीन पोत 


क्र0 सं0 


पोत का नाम शुद्ध टन भार ध्वज 


पोत 
प्रकार 
(5) 


का अर्हक है । 

अथवा नहीं 
(6) 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(4) 


(ii) अनावृत्त नौका चार्टर - सह-पट्टांतरण की निबन्धनों पर भाडे पर लिए गए पोत : 


क्र० पोत शुद्धा ध्वज पोत चार्टर चार्टर | महानिदेशक अर्हक है । 
सं0 काटन का के की (पोतपरिवहन ) के अथवा 

नाम भार प्रकार प्रारंभ अवधि अनुमोदन की निर्दिष्ट नहीं 


होने 


सं० 


की 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


तारीख 
(6) (7) 


(8) 


(9) 


(iii ) तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनावृत्त नौका चार्टर की निबन्धनों पर भाडे पर 

लिए गए पोतः 


क्रा पोत का शुद्ध ध्वज 
सं0 नामटनभार | 


अर्हक है 
अथवा 


पोत का चार्टर 
प्रकार के 

प्रारंभ 
होने की 
तारीख 


चार्टर | महा 
की निदेशक 
अवधि (पोत 

परिवहन ) 


- 


नहीं 


अनुमोदन 
की निर्दिष्ट 


सं0 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) . 


(7) 


(8) 


(9) 


२१५९ Gu/04 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEc . 3(ii)] 


- 


- 


- 


(iv ) तीन वर्ष से कम अवधि के लिए अनावृत्त नौका चार्टर के निबंधनो पर भाड़े पर लिए 
पोतः 


क्रा 


पोत का शुद्ध ध्वज 

टन भार 


पोत का चार्टर 


चार्टर 


प्रकार के 


महा निदेशक क्या 
(पोत परिवहन) अर्हक 
के अनुमोदन की है । 
निर्दिष्ट सं० अथवा 


प्रारंभ 


अवधि 


होने 


नहीं 


की 
तारीख 
(6) 


d 


- 


- 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(7) 


- - 


- - 


- 


( v) 


अनावृत्त नौका चार्टर- सह - पट्टान्तरण की निबन्धनों पर भाड़े पर दिए गए पोत : 


क्र० सं० 


की क्या अर्हक है । 

अथवा नहीं 


पोत का नाम शुद्ध टन भार चार्टर के चार्टर 

प्रारंभ होने अवधि 
की तारीख 

( 5 ) 


( 6 ) 


( vi) तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनावृत्त नौका चार्टर निबधनों पर भाड़े पर दिए 
पोत : 


क्र० सं० 


पोत का नाम 


शुद्ध टन भारं चार्टर के चार्टर 

प्रारंभ होने अवधि 
की तारीख 


की क्या अर्हक है । 

अथवा नहीं 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( vii) तीन वर्ष से कम अवधि के लिए अनावृत्त नौका चार्टर्ड के निबंधनों पर भाड़े पर दिए गए 
पोत : 


क्र० सं० 


पोत का नाम 


की क्या अर्हक है । 

अथवा नहीं 


शुद्ध टन भार चार्टर के चार्टर 

प्रारंभ होने अवधि 

की तारीख 
( 3 ) 

1 ( 5 ) 


| ( 1 ) 


( 2) 


( 6) 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( vii) चार्टर्ड में अन्य पोत ( उपर्युक्त (i).(ii) तथा (iv ) में निर्दिष्ट को छोड़कर ) 


- 


- - 


- 


- 


क्र० 
सं0 


पोत 
नाम 


का शुद्ध 

टनभार 


पोत का चार्टर चार्टर महा निदेशक क्या 
प्रकार 

(पोत परिवहन) अर्हक है 
प्रारंभ अवधि के अनुमोदन अथवा 
होने की की निर्दिष्ट नहीं 

सं० 
(5) (6) (7) (8) 


तारीख 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


8. 


आवेदक कम्पनी के निदेशकों के नाम व पते 


भाग- ख 


(टन भार कर स्कीम के नवीकरण के विकल्प की दिशा में ही ब्यौरे की विशिष्टियां दी जाएं ) 


1. विकल्प का अनुमोदन करने वाले आदेश( आदेशों) की तारीख ( तारीखें ) के साथ .. 

पूर्ववर्तीविकल्प (विकल्पों) देने की तारीख ( तारीखें ) . 


2. पूर्ववर्ती विकल्प संबंधी ब्योरें : 

क्या कंपनी पूर्ववर्ती विकल्प (विकल्पों) के दौरान किसी समय कम्पनी अर्हक 
कम्पनी नहीं रह गई थी । 
क्या धारा 115 फ न या धारा 115फ प या धारा 115 फ फ के प्रावधानों के 
अनुपालन में कोई व्यतिक्रम हुआ था ( यदि हॉ , तो उसका ब्यौरा दें ) 
क्या धारा 115 फ य ग के अन्तर्गत स्कीम से कंपनी को शामिल नहीं किया गया 
था ( यदि हॉ , तो उसका ब्यौरा दें ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEc . 3( i)] 
क्या कम्पनी ने टन भार कर स्कीम से स्वैच्छिक रुप विकल्प को वापस ले लिया 
था ( यदि हाँ , तो उसका ब्यौरा दें ) । . 


क्या कम्पनी का किसी ऐसी कम्पनी जो 1 अक्तूबर , 2004 को एक अर्हक 
कम्पनी थी और जिसने प्रारंभिक अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया था , के 
साथ कोई समामेलन हुआ था । 


स्थान .. 
तारीख.. 


* हस्ताक्षरित . 


. 


- 


- 


-- 


---- 


- 


---- 


टिप्पण 
1. जो लागू न हो , उसे काट दें । 
2. इस उपाबंध पर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा 

हस्ताक्षर किए जाने हैं । 
3 प्रारंभिक अवधि 30 सितम्बर, 2004 के बाद से किन्तु 1 जनवरी, 2005 की अवधि 

अभिप्रेत है । 
4 विकल्प देते समय तथा विकल्प नवीकरण करते समय दोनों ही मामलों में भाग-क भरा 

जाना है । तथापि , भाग - ख केवल उन्हीं मामलों में भरा जाना है जहां आवेदन पत्र 
विकल्प के नवीकरण के लिए भरा जा रहा है । 
5 प्रत्येक पोतों के संबंध में उनके ब्यौरे मद-7 में दिए जा रहे हैं , निम्नलिखित प्रमाणपत्रों 
. की एक प्रति , जो सुंसगत हो प्रत्येक अर्हक कम्पनी के मामले में संलग्न की जाए | 


-...-- 


- 


(i) 


वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण 
प्रमाणपत्र और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन बनाए गए 
| वाणिज्य पोत परिवहन (पोत टन भार मापन) नियमावली1987 के तहत प्रमाण पत्र ; 


वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन प्रमाण पत्र और वाणिज्य पोत 
परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन बनाए गए वाणिज्य पोत परिवहन ( पोत टन 
भार मापन) नियमावली , 1987 में यथा विनिर्दिष्ट पोत टन भार मापन अभिसमय के 
उपबंधों के अधीन जारी किया गया अन्तर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र : 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii) 


भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में पोत भाई पर लेने के लिए महा 
निदेशक , पोत परिवहन से प्राप्त की गई अनुमति । 

[ अधिसूचना सं. 250 /2004/ फा . सं . 142/31/ 2004 - टी . पी. एल . ] 

दीपिका मित्तल, अवर सचिव 


टिप्पणी : - दिनांक 26 मार्च, 1962 की अधिसूचना संख्या का. आ. 969 ( अ) के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए और 

दिनांक 2 -9 - 2004 की अधिसूचना संख्या 980( अ ) के तहत आयकर ( दसवां संशोधन ) नियम, 2004 द्वारा 
अंतिम संशोधन किया गया । 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th September, 2004 

Income- Tax 
S . O . 1067 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules 
further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely : 


1. 


(1 ) These rules may be called the Income- tax ( Eleventh Amendment) Rules , 

2004. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 
In the Income-tax Rules, 1962. 


2. 


(a) 


in Part II, after sub- part F , the following shall be inserted , namely : 


"G .- Tonnage tax scheme for shipping companies 


Application for exercising or renewing the option for tonnage tax scheme. 


11P . An application under sub - section (1) of section 115VP for exercising an * 
option for the tonnage tax scheme or under sub - section ( 1) of section 115VR for 
renewing the option for the tonnage tax scheme, as the case may be , shall be 
made in Form No . 65 and shal be verified in the manner provided therein. ; 


( b ) in Appendix Il , after Form No . 64 , the following Form shall be inserted , namely: 


FORM NO .65 
(See rule 11P ] 


. 


Application for " exercising /renewing option for the tonnage tax scheme under sub -section 

( 1) of section 11SVP or sub -section (1 ) of section 115VR of the income- tax Act, 1961. 


To. 


२१५347/01-3 


The Joint Commissioner, 


Sir, 





THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec. 3(ii)] 
I, on behalf of 

hereby apply for * exercising /renewing the option for the tonnage tax 

[Name of the company ] 
scheme in accordance with the provisions of * sub - section (1 ) of section 115VP or sub - section ( 1 ) 
of section 115VR of the Income-tax Act, 1961 with effect from the assessment year... .... .. 


2 . A statement of particulars for the purpose of * exercising trenewing the option is 
enclosed as per Annexure to this Form . 


Verification * * 


1. . . . . . 


. . . 


...........(full name in block letters), do hereby declare that what is 
stated in this application and the Annexure hereto is true to the best ofmy information 
and belief. I further confirm that: 


---... 


( 1 ) 

is an Indian company within the meaning of clause 
(Name of the company ] 
( 26 ) pf section 2 of the Income-tax Act, 1961. 


- 


- 


(2 ) The place of effective management of the company within the meaning of section 
115Vc of the Income- tax Act, 1961 is in India . 


-- 


(3 ) The company owns ...... qualifying ship (s ). 


(4 ) The main object of the company is operation of ships . Copy of Memorandum of 
Association of the company is enclosed . 


2 . 1 further declare that I am making this application in my capacity as ... ...... ..... 
and I am also competent to make this application and verify it. 


Name and Signature 


Place : . . 


Date : 


Note : 


This application should be filed with the Joint Commissioner of Income-tax 
having jurisdiction over the applicant company . 
All the columns in the application must be filled in . Part A and Part B (if 
applicable ) of the Annexure must be filled in , failing which the application 
shall be treated as incomplete . 
* Strike out whichever is not applicable . 
* * Before signing the verification every person should satisfy nimself that the 
application , the accompanying statements and documents are , to the best of 
his knowledge and belief, correct and complete in all respects . Any person 
making any false statement shall be liable to be prosecuted under section 
277 of the Income- tax Act, 1961. 
The application shall be signed and verified on behalf of the company by the 
managing director of the company , or where for any unavoidable reason such 


. 


- 


-- 


. 


. 


[ 477 11 - T S 3 ( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
managing director is not able to sign and verify this Form , or where there is 
no managing director, by any director. 
Provided that: 
( a ) where the company is being wound up , whether under the orders of a 

court or otherwise , or where any person has been appointed as the 
receiver of any assets of the company , the statement shall be signed and 
verified by the liquidator referred to in sub - section ( 1) of section 178 of the 

Income- tax Act; 
(b ) where the management of the company has been taken over by the 

Central Govemment or any State Government under any law , the 
statement of the company shall be signed and verified by the principal 
officer thereof. 


ANNEXURE 
Statement of particulars to be fumished for * exercising/ renewing option for tonnage tax scheme 


PART- A 
1. Name of the company in full (in block letters ) 


2 . Permanent Account Number 


3. Address of the Registered Office 


4 . Address (es) of branch office (es ) 


5 . Date of incorporation ( enclose a copy of the certificate 

of incorporation ) 


6 . Date on which the company became a qualifying 

company [to be given only in case of a company 
which becomes a qualifying company after the initial 

period] (enclose evidence in support of the claim ) 
7 . Details of ships owned or chartered by the company 

(i) Owned ships 


Flag 


Type of ship Whether qualifying 


SI.No . Name of the Net 
ship 

tonnage 
(1) L 


or not 


(ii) Ships Chartered in on bareboat charter -cum -demise terms 


Name of the 
ship 


No. 


Net 
tonnage 


Type of 
ship 


Date of 
commencement of 
Charter 


Period of 
charter 


Reference 
No. of 
DG ( Shipping ) 
approval 


Whether 
qualifying 
ar not 


( 9 ) 


2943 G1/ 04 - 4 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[[PART II — Sec . 3( )] 
( ) Ships chartered in on bareboat charter terms for more than three years 


Net 


nome at the 

Name of the 
No. 1 

ship 


Type of 
ship 


Date of 
commencement of 
charter 


Period of 
charter 


tonnage 


Reference 
No. of 
DG ( Shipping ) 
approval 


Whether 
qualitying 
or not 


----- 


-- 


(iv ) Ships chartered in on bareboat charter terms for less than three years 


Flag 


Name of the 
No. 1 ship 


Net 
tonnage 


Type of 
ship 


Date of 
commencement of 
charter 


Period of 
charter 


Reference 
No. of 
DG (Shipping ) 

approval 
I (8 ) 


Whether 
qualifying 
or not 


(11 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 1 


(5 ) 


1 


(6 ) 


I 


(7 ) 


I 


(9 ) 


(v) Ships chartered out on bareboat charter -cum -demise terms 


SI.Nd . Name of ship Net tonnage 


Date of commencement Period of 
of charter 

charter 


Whether 
qualifying 
or not 


(11 (2) 


I 


(3) 


(5 ) 


(6 ) 


( vi) $ hips chartered out on bareboat charter terms formore than three years 


- 


AL 


Sl. No . Name of 

ship 


Period of 
charter 


Net tonnage | Date of 

commencement of 

charter 
(3 ) 


Whether 
qualifying 
or not 
L (6 ) 


(1 ) 


(2 ) 


T 


(5 ) 


( vii ) Ships chartered out on bareboat charter 


terms for less than three years 


SI.No . Name of 

ship 


Net tonnage Date of 

commencement of 
charter 


Period of 
charter 


Whether 
qualifying 
or not 


(5 ) 


(6 ) 


[ TT II - QUS3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


th 


( vii) Other ships chartered in (other than those referred to at (i ), (ii) and ( iv ) above ] 


AL 


Name of the 


Flag 


Net 
tonnage 


Type of 
ship 


ship 


Date of 
commencement of 
charter 


Period of 
charter 


Reference 
No . of 
DG ( Shipping ) 
approval 


Whether 
qualifying 
or not 


2) 


I (3) 


(4) 


(5) I 


(6) _ 


) 


I 


(8) 


8. Name(s ) and address(es) of directors of the 

applicant company 


PART- B 
(Statement of particulars to be fumished only in case of renewing of option for tonnage tax scheme) 
1. Date (s ) of exercising earlier option (s ) alongwith date (s ) of 
order approving the option (enclose a copy of the order(s )]. 


2 . Details regarding earlier options : 
( Whether the company ceased to be a qualifying 

company at any time during earlier option (s ) 
Whether any default was made in complying with 
the provisions of section 115VT or section 115VU 
or section 115W ( if yes, give details ) 
Whether the company was excluded from the 
scheme under section 115VZC (if yes , give 

details ) 
(iv ) Whether the company voluntarily opted out of the 

tonnage tax scheme (if yes, give details ) 
Whether there was an amalgamation of the 
company with a company , which was a qualifying 
company on 1st October, 2004 and had not 

exercised the option within the initial period . 
Place : 
Date : 


(V ) 


** Signed 


Note : 


* Strike out whichever is not applicable . 
* * This Annexure has to be signed by the person competent to sign the application . 
" Initial period means the period after the 30 + day of September , 2004 but before the 1st day 
of January , 2005 . 
Part- A is to be filled up both in case of exercising the option and while renewing the option . 
However, Part- B is to be filled up only in cases where an application is being filed for 
renewing the option . 
In respect of each of the ships, details of which are being given in item 7 , a copy of the 
following certificates, as may be relevant, in case of each qualifying ship should be 
enclosed : 


. 


-.-.--- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — Sæc . 3 ü )] 


Certificate of registration under the Merchant Shipping Act, 1958 and certificate 
under Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ship ) Rules , 1987 made under 
the Merchant Shipping Act, 1958 ; 
Certificate of registration under the Merchant Shipping Act, 1958 and intemational 
tonnage certificate issued under the provisions of the Convention on Tonnage 
Measurement of Ships, 1969 as specified in the Merchant Shipping (Tonnage 
Measurementof Ship ) Rules , 1987 made under the Merchant Shipping Act, 1958 ; 
Permission obtained from the Director-General of Shipping to charter in a ship in 
case of ships registered outside India . . 


[Notification No. 250 /2004 /F. No. 142 /31/2004- TPL ] 

DEEPIKA MITTAL, Under Secy. 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


Note . The principal rules were published vide Notification No.S . O . 969(E ), dated the 
26th March , 1962 and last amended by Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 2004 vide 
Notification S .O . No. 980 (E ) dated 2nd September, 2004 . 


MVC 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


